पंजीकरण संख्या - यू 0 ए 0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -17] रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 मई, 2016 ई 0 ( बैशाख 24, 1938 शक सम्वत्) [संख्या-20 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


... 


3075 


269-279 


1500 


479-491 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण, 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क -नियम, कार्य- विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं, विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 - निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि 


975 


[[] 


975 


975 


- 


975 


975 


131 


975 


... 


1425 


269 - क 


270 


उत्तराखण्ड गजट , 14 मई , 2016 ई 0 ( बैशाख 24, 1938 शक सम्वत्) 

[ भाग 1 
भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

गृह अनुभाग -1 
विज्ञप्ति / पदोन्नति 

28 अप्रैल , 2016 ई ० 
संख्या 511 / XX( 1)-2016-2(25)2004 टी 0 सी 0 [ -भारतीय पुलिस सेवा , उत्तराखण्ड संवर्ग के आई ० पी ०एस ० 
अधिकारी, श्री एम 0 ए0 गणपति, आई० पी ० एस0– RR - 1986 को पुलिस महानिदेशक, वेतनमान ₹ 80,000 (नियत ) के पद 
पर, सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01-05-2016 से, एतद्वारा पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय , 
उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 
2. कृपया सम्बन्धित अधिकारी उक्त पद का कार्यभार उक्त तिथि से ग्रहण करने का कष्ट करें । 

आज्ञा से , 


डॉ ० उमाकान्त पंवार, 


प्रमुख सचिव । 


गृह अनुभाग -6 
अधिसूचना / प्रोन्नति आदेश 


28 अप्रैल, 2016 ई ० 


संख्या 642 / बीस-6 / 01 ( 04) 2010 - श्री लक्ष्मी रमन आर्य, संयुक्त निदेशक ( विधि ) (वेतनमान ₹ 15,600-39,100 
ग्रेड पे ₹ 7,600 ) को अपर निदेशक (विधि ) ( वेतनमान ₹ 37,400-67,000 ग्रेड पे ₹ 8,700) के पद पर योगदान ग्रहण 
करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

2. श्री लक्ष्मी रमन आर्य को अभियोजन अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 में निहित प्राविधानानुसार परिवीक्षा 
पर रखा जाता है । 


आज्ञा से , 


डॉ ० उमाकान्त पंवार , 


प्रमुख सचिव । 


कार्मिक अनुभाग -1 
विज्ञप्ति / स्थायीकरण 

22 अप्रैल, 2016 ई ० 
संख्या 345 / XXX- 1 / 2016-25( 61 ) / 2007- उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 
2002 एवं उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियमावली, 2005 के नियम-26 की व्यवस्थानुसार निम्नलिखित 
डिप्टी कलेक्टरों को दो वर्ष की निर्धारित परिवीक्षा अवधि को संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के फलस्वरूप 
डिप्टी कलेक्टर के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से स्थायी किया जाता है : 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 14 मई, 2016 ई० (बैशाख 24, 1938 शक सम्वत् ) 


271 


क्र ० सं ० 


नाम 


स्थायीकरण की तिथि 


1 


2 


3 


1 . 


02-09-2013 


2 . 


02-09-2013 


3 . 


श्री दीपेन्द्र सिंह 
श्री अशोक जोशी 
श्री फिन्चाराम 
श्री नारायण सिंह नबियाल 
श्री चन्दन सिंह डोबाल 


02-09-2013 


4 . 


02-09-2013 


5 . 


02-09-2013 


2. उपरोक्त तालिका में उल्लिखित क्रमवार का ज्येष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है । 


राधा रतूड़ी, 


प्रमुख सचिव । 


ग्राम्य विकास अनुभाग 
विज्ञप्ति / पदोन्नति 

28 अप्रैल, 2016 ई ० 
संख्या 464 / XI / 16 / 53(42) 2009- उत्तराखण्ड प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 2011 के प्राविधानों के 
अन्तर्गत दिनांक 08-02-2016 को विभागीय चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में निम्नलिखित परियोजना 
निदेशकों की पदोन्नति मुख्य विकास अधिकारी / उपायुक्त / संयुक्त विकास आयुक्त वेतनमान ₹ 37,400-67,000 ग्रेड 
वेतन ₹ 8,700 के पद पर करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित पदनाम एवं स्थान पर तैनाती प्रदान की जाती 


क्र ० सं ० 


अधिकारी का नाम 


वर्तमान तैनाती 


पदोन्नति के उपरान्त तैनाती स्थल 


1 


श्री आर० एस ० पोखरिया 


मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत 


परीक्षा नियंत्रक , अधीनस्थ 
सेवा चयन आयोग , उत्तराखण्ड , 
देहरादून 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
राज्य आजीविका मिशन, 
देहरादून 


2 . 


श्री दाताराम जोशी 


मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग 


2. उक्त पदोन्नति इस प्रतिबन्ध के अधीन की जा रही है कि उत्तर प्रदेश राज्य से उत्तराखण्ड राज्य को आबंटित 
वरिष्ठ अधिकारियों के उत्तराखण्ड राज्य में योगदान करने पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले कनिष्ठ कार्मिकों को 
प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा । 


3. उपरोक्त अधिकारी तत्काल बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करना 
सुनिश्चित करें । 


मनीषा पंवार, 


प्रमुख सचिव । 


272 


उत्तराखण्ड गजट , 14 मई , 2016 ई ० ( बैशाख 24, 1938 शक सम्वत्) 


[ भाग 1 


सिंचाई अनुभाग -1 
विज्ञप्ति / प्रोन्नति 

25 अप्रैल, 2016 ई ० 
संख्या 683 / || -2016-01( 29 ) (18)-2011 / 2013 -सिंचाई विभाग , उत्तराखण्ड के अन्तर्गत डिप्लोमाधारी कनिष्ठ 
अभियन्ता / अपर सहायक अभियन्ता ( सिविल ) से सहायक अभियन्ता (सिविल ) के पदों पर चयन वर्ष 2015-16 की 
रिक्तियों के सापेक्ष नियमित चयन द्वारा प्रोन्नति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 
300 / 30 / ई -1 / डी 0 पी 0 सी 0 / 2015-16, दिनांक 10-12-2015 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में निम्नलिखित 
डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता / अपर सहायक अभियन्ता (सिविल ) को सहायक अभियन्ता (सिविल ) वेतनमान 
₹ 15,600-39,100 एवं सादृश्य ग्रेड पे ₹ 5,400 / - के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने 
की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


डिप्लोमाधारी संवर्ग : 


क्र ० सं ० 


नाम 


1 . 


श्री वीर पाल सिंह 


अभ्युक्ति 
श्री कुन्दन सिंह बंगारी , सहायक अभियन्ता (सिविल ) के 
दिनांक 30-04-2016 को से ० नि ० से उत्पन्न रिक्ति के 
सापेक्ष 


2 . 


श्री दरवान सिंह 


श्री मोहन लाल नौटियाल , सहायक अभियन्ता ( सिविल) के 
दिनांक 30-04-2016 को से 0 नि 0 से उत्पन्न रिक्ति के 
सापेक्ष 


3 . 


श्री वीरेन्द्र सिंह 


श्री केवला नन्द पुनेठा, सहायक अभियन्ता (सिविल ) के 
दिनांक 30-04-2016 को से 0 नि 0 से उत्पन्न रिक्ति के 
सापेक्ष 


2. उक्त पदोन्नत कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि 
पर रखा जायेगा । 


3. उक्त पदोन्नत कार्मिकों को वर्तमान तैनाती स्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनके 
पदस्थापना आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे । 

4. उक्त आदेश मा ० उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 1782 / एस ० एस0 / 2012 
अवनीश भटनागर व अन्य बनाम राज्य पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेंगे । 


आज्ञा से , 


आनन्द बर्द्धन, 


सचिव । 


273 


भाग 1 ] 

उत्तराखण्ड गजट , 14 मई, 2016 ई ० (बैशाख 24, 1938 शक सम्वत् ) 

श्रम एवं सेवायोजन विभाग 

अधिसूचना 

25 अप्रैल, 2016 ई ० 
संख्या 530 / VIII / 16-17 ( ई ० एस ० आई० ) / 2007 -- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 ( अधिनियम 
संख्या 34, वर्ष 1948 ) की धारा -90 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड वन विकास निगम के 
कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से कर्मचारी राज्य बीमा निगम की इस सम्बन्ध में प्राप्त सहमति के क्रम में 01 वर्ष 
के लिए छूट प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय, एतद् द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

आज्ञा से , 
आर0 के 0 सुधांशु. 


सचिव । 


राजस्व अनुभाग-3 

विज्ञप्ति 

28 अप्रैल, 2016 ई ० 
संख्या 210 / XVIII (III ) / 2016-03 (06 ) / 2016- श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश भू - राजस्व अधिनियम , 
1901 ( उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901) ( उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा -48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित ग्राम इस विज्ञप्ति के राजपत्र में 
प्रकाशन की तारीख से सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रहेगा : 

अनुसूची 
जनपद का नाम परगना का नाम तहसील का नाम भूमि का 

ग्राम का नाम 
क्षेत्रफल है । 


ऊधमसिंह नगर 


बिलहरी 


खटीमा 


603.800 


सिसैया 


आज्ञा से , 


डी ० एस ० गाल 

सचिव । 
In pursuance of the provisions of clause (3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is 
pleased to order the publication ofthe following English translation of Communique No. 210 / XVIII (III)/ 2016 
03 (06 )/2016 , dated April 28 , 2016 for general information . 

NOTIFICATION /AMENDMEND 

April 28 , 2016 
No. 210 /XVIII (111)/2016-03 (06 )/2016 -- In exercise of the powers conferred by section 48 of the Uttar 
Pradesh Land Revenue Act,1901 (U.P.Act No. 3 of 1901) (as applicable to the State of Uttarakhand), the 
Governor is pleased to declare that the Village mentioned in the schedule below shall remains in the Survey 
and record operations from the date of publication of the communique in officialGazette :-- 

Schedule 
Name of 

Name of Name of 

Area 

Name of the 
District 

Tehsil Pargana Hectare 

Village 
U.S.Nagar 

Khatima Bilhari 603.800 

Sisaya 

By Order, 
D.S. GARBYAL , 

Secretary. 


274 


उत्तराखण्ड गजट , 14 मई , 2016 ई० (बैशाख 24 , 1938 शक सम्वत् ) 

भाग 1 
सहकारिता एवं गन्ना चीनी अनुभाग -1 

08 अप्रैल, 2016 ई ० 
संख्या 294 / XIV - 1 / 2016-9(6 ) 2009 - गोपन (मंत्रिपरिषद् ) अनुभाग , उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 
195 / 14 / 1 / XXI / 2013 टी 0 सी 0 दिनांक 4 अप्रैल, 2016 में दिये गये निर्देश के क्रम में अधिसूचना संख्या 
मा 0 मंत्रिगण -10 / XIV - 1 / 2015-09 (6) / 2009, दिनांक 5 अक्टूबर, 2015 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य सहकारी परिषद् 
में नामित निम्नलिखित उपसभापति एवं सदस्य तत्काल प्रभाव से अपने कार्यभार से मुक्त हुए समझे जायेंगे : 
1. श्री महेन्द्र सिंह लुण्ठी 

उपसभापति 
2. श्री रकित वालिया 

सदस्य ( गढ़वाल मण्डल ) 
3. श्री हरपाल सिंह 

सदस्य ( कुमाऊँ मण्डल ) 
4. श्री अनिल सेन 

सदस्य ( अनुसूचित जाति ) । 


प्रदीप सिंह रावत , 


अपर सचिव । 


वन एवं पर्यावरण अनुभाग -1 

विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति 

25 अप्रैल, 2016 ई ० 
संख्या 928 / X -1-2016-14( 09) / 2014- श्री भूपेन्द्र सिंह जीना, उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन 
प्रभाग , अल्मोड़ा जिनकी जन्मतिथि 08-06-1956 ( आठ जून उन्नीस सौ छप्पन ) है , 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु 
पूर्ण कर दिनांक 30--06-2016 के अपराह्न को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे । 


रमेश चन्द्र लोहनी , 

अपर सचिव । 


युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग 

अधिसूचना 

12 अप्रैल, 2016 ई ० 
संख्या 244 / VI- 2 / 2016-37 ( यु ० क 0 ) 01 - कार्यालय ज्ञाप संख्या -317 / VI -2 / 14-56(03) 14, दिनांक 
18-12-2014 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या -16 / VI- 2 / 15-56( 03 ) 14, दिनांक 07-01-2015 के द्वारा युवा कल्याण 
विभाग के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय युवा कल्याण समिति में निम्नानुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य के रूप 
में गैर सरकारी सदस्यों को नामित /नियुक्त किया गया था : 
क्र ० सं ० अध्यक्ष का नाम 

जिला 

समिति 


1 


2 


3 


4 


1 . 


सर्वश्री गणेश गोदियाल 


चमोली 


2 . 


श्री गणेश गोदियाल 


रूद्रप्रयाग 


उपाध्यक्ष श्री अनुप भण्डारी, चमोली 
सदस्य - श्री संजय रावत , कर्णप्रयाग एवं श्री गौरव सिंह खत्री, देवाल 
उपाध्यक्ष - श्री कुंवर सजवाण , अगस्तमुनि 
सदस्य - श्री पंकज भारती, रूद्रप्रयाग ( आरक्षित अनु 0 जाति ) एवं 
श्री सुमन तिवारी , रूद्रप्रयाग 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट , 14 मई, 2016 ई० ( बैशाख 24, 1938 शक सम्वत्) 


275 


1 


2 


3 


4 


3 . 


श्री फुरकान अहमद 


ऊधमसिंह नगर 


4 . 


श्री मनोज तिवारी 


पिथौरागढ़ 


5 . 


श्री हेमेश खर्कवाल 


अल्मोड़ा 


6 . 


श्री उमेश शर्मा ( काऊ ) 


उत्तरकाशी 


7 . 


डॉ . जीतराम 


बागेश्वर 


8 . 


श्री मदन सिंह बिष्ट 


नैनीताल 


उपाध्यक्ष - श्री हरीश बोरा, खटीमा 
सदस्य - श्री साहिब अंसारी, खटीमा एवं श्री अंकित सक्सेना, किच्छा 
उपाध्यक्ष - श्री खीमराज जोशी, पिथौरागढ़ 
सदस्य श्री मनोज जोशी, कनालीछीना एवं श्री रिषेन्द्र महर, पिथौरागढ़ 
उपाध्यक्ष- श्री हिमांशु मेहता, अल्मोड़ा 
सदस्य - श्री रोहित रौतेला, सोमेश्वर एवं श्री दीपक गैड़ा, धौला देवी 
उपाध्यक्ष श्री भूपेन्द्र पंवार, चिन्यालीसौड़ 
सदस्य - श्री राजपाल रावत, पुरोला एवं श्री ओमप्रकाश, मोरी 
उपाध्यक्ष - श्री सूरज जोशी, बागेश्वर 
सदस्य - श्री नवीन कोरंगा, वनखेल एवं श्री गोपाल वर्मा, काड़ा 
उपाध्यक्ष-कुमारी सुष्मिता पंत, हल्द्वानी 
सदस्य - श्री गुफरान, हल्द्वानी एवं श्री संजय दुमका, लालकुंआ 
उपाध्यक्ष श्री मनोज धनगर, हरिद्वार 
सदस्य - श्री अनीश अरोड़ा, हरिद्वार एवं श्री जितेन्द्र भट्ट, हरिद्वार 
उपाध्यक्ष - श्री अनूज गुप्ता, मसूरी 
सदस्य - श्री दीवान सिंह तोमर, कालसी एवं श्री रितेश क्षेत्री, गढ़ी कैण्ट 
उपाध्यक्ष - श्री पंकज पोखरियाल, एकेश्वर 
सदस्य - श्री राहुल नेगी, सतपुली एवं श्री सतपाल अटवाल , लैन्सडाउन 
उपाध्यक्ष श्री अर्जुन डे क, लोहाघाट 
सदस्य - श्री मोहन जोशी, चम्पावत एवं श्री अनिल चौधरी, टनकपुर ( आरक्षित 
पिछड़ी जाति) 
उपाध्यक्ष श्री रघुभाई जड़धारी, चम्बा 
सदस्य - श्री जयवीर पंवार, टिपरी, जाखणीधार एवं श्री जसपाल रावत , 
चम्बा । 


9 . 


श्री राजकुमार 


हरिद्वार 


10 . 


श्री विक्रम सिंह नेगी 


देहरादून 


11 . 


श्रीमती शैला रानी रावत 


पौड़ी गढ़वाल 


12. 


श्रीमती सरिता आर्या 


चम्पावत 


13. 


श्री विजयपाल सिंह सजवाण 


टिहरी गढ़वाल 


उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या -195 / 14 / 1 / 9 / XXI / 2013 T.C., दिनांक 04-04-2016 में दिये 
गये दिशा -निर्देशों के अनुपालन में उपर्युक्त महानुभावों को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से उपरोक्तानुसार सौंपे गये 
पदभार से अवमुक्त किया जाता है । 


अधिसूचना 

12 अप्रैल, 2016 ई ० 
संख्या 245 / VI-2 / 2016-37 ( यु ० क 0 ) 01 - कार्यालय ज्ञाप संख्या-307 / VI-2 / 15-37 ( यु 0 क 0 )01 , दिनांक 
15-05-2015 के द्वारा “उत्तराखण्ड राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद् " में उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त / नामित 
श्री सुशील राठी , 24 - प्रीतम रोड़ , डालनवाला, देहरादून को उत्तराखण्ड शासन के आदेश 
संख्या -195 / 14 / 1 / 9 / XXI / 2013 T.C., दिनांक 04-04-2016 में दिये गये दिशा -निर्देशों के अनुपालन में 
एतद्वारा तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है । 


शैलेश बगौली, 


प्रभारी सचिव । 


276 


उत्तराखण्ड गजट , 14 मई , 2016 ई ० (बैशाख 24 , 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग 

अधिसूचना 

28 अप्रैल, 2016 ई ० 
संख्या 368 / XLIIII) / 16-20 (04) / 2016- उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 ( उत्तराखण्ड अधिनियम 
संख्या 20, वर्ष 2011 ) की धारा-03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जन सामान्य को 
नियत समय - सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या 1337 / XXXI(13) G / 2011, 
दिनांक 28-10-2011 में अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त निम्नांकित सारणी में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध 
करायी जाने वाली सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम , सेवाएं प्रदान करने की समय - सीमा , प्रथम अपीलीय 
प्राधिकारी का पदनाम और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम निम्नवत् अधिसूचित करती है , अर्थात् 


1. स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग 


द्वितीय अपीलीय 
प्राधिकारी का 
पदनाम 

6 
महानिरीक्षक 
निबन्धन 


1 


2 


3 


4 


2 


महानिरीक्षक 
निबन्धन 


3 


महानिरीक्षक 
निबन्धन 


क्रमांक प्रदान की जाने वाली पदाभिहित | सेवा हेतु निर्धारित समय 

प्रथम अपीलीय 
सेवा अधिकारी 

प्राधिकारी का 
का पदनाम 

पदनाम 

5 
प्रस्तुत विलेखों को | उप निबन्धक | प्रस्तुतीकरण के पश्चात् | जिला निबन्धक 
निबन्धन हेतु स्वीकार 

उसी दिन पंजीकरण की 
किये जाने पर 

कार्यवाही को निस्तारित 
पंजीकृत किया जाना । 

किया जाना । 
पंजीकृत विलेखों को उप निबन्धक पंजीकरण की तिथि के जिला निबन्धक 
पंजीकरण की 

पश्चात अगले कार्य 
कार्यवाही के पश्चात् 

दिवस 

(01 दिन) में 
वापस किया जाना । 

वापस किया जाना। 
अनिवार्य विवाह उप निबन्धक | प्रस्तुतीकरण के पश्चात जिला निबन्धक 
सम्बन्धी प्रार्थना - पत्रों 

उसी दिन पंजीकरण की 
को रजिस्ट्रीकरण हेतु 

कार्यवाही कर निस्तारित 
स्वीकार किया जाना । 

किया जाना । 
अनिवार्य विवाह | उप निबन्धक | पंजीकरण की तिथि के जिला निबन्धक 
प्रमाण - पत्र निर्गत 

पश्चात अगले कार्य 
किया जाना । 

दिवस 

( 01. दिन) में 

वापस किया जाना । 
मुआयना ( स ) | उप निबन्धक | प्रत्येक कार्यदिवस में जिला निबन्धक 
सम्बन्धी प्रार्थना - पत्रों 

प्रार्थना - पत्र 

निस्तारित 
का निस्तारण 

किया जाना । 
भारग्रस्त प्रमाण - पत्र | उप निबन्धक रजिस्ट्रेशन मैनुअल के जिला निबन्धक 
निर्गत किया जाना । 

नियम -327 के अनुसार 
किसी डिकी धारक को 
किसी न्यायालय एवं 
न्यायाधिकरण तथा 


4 


महानिरीक्षक 
निबन्धन 


5 


महानिरीक्षक 
निबन्धन 


। 


6 


-- 


महानिरीक्षक 
निबन्धन 


भाग 1]] 


उत्तराखण्ड गजट , 14 मई, 2016 ई ० ( बैशाख 24, 1938 शक सम्वत् ) 


277 


शुल्क की 


राजकीय संस्थाओं द्वारा 
किसी सम्पत्ति के 
सम्बन्ध में भारग्रस्तता 
का पता लगाने हेतु 
निर्धारित 
धनराशि का भुगतान 
किये जाने पर 
रजिस्ट्रेशन मैनुअल के 
परिशिष्ट 3 के प्रपत्र 29 
के अनुसार प्रमाण - पत्र 
निर्गत करेगा । तथा 
नियम -334 के अनुसार 
बही नं 0 3 व 4 के 
सन्दर्भ में रजिस्ट्रीकरण 
अधिकारी द्वारा आवेदन 
पत्र के प्राप्ति के अगले 
कार्यदिवस (01 दिन ) में 
प्रमाणक निर्गत किया 


जायेगा । 


7 


महानिरीक्षक 
निबन्धन 


8 


महानिरीक्षक 
निबन्धन 


9 


महानिरीक्षक 
निबन्धन 


नकल साधारण के | उप निबन्धक प्रत्येक कार्यदिवस में जिला निबन्धक 
लिये प्रार्थना - पत्र 

कार्यालय खुलने के 
प्रस्तुत किया जाना । 

समय से प्रथम 03 घण्टे 
तक स्वीकार कर 

निस्तारित किया जाना । 
नकल साधारण को | उप निबन्धक प्रार्थना - पत्र के जिला निबन्धक 
वापस किया जाना । 

प्रस्तुतीकरण की तिथि 
से 07 कार्यदिवसों में 

वापस किया जाना । 
नकल आवश्यक के उप निबन्धक | प्रत्येक कार्यदिवस में जिला निबन्धक 
लिये प्रार्थना - पत्र 

कार्यालय खुलने के 
प्रस्तुत किया जाना । 

समय से प्रथम 04 घण्टे 
तक स्वीकार कर 

निस्तारित किया जाना । 
नकल आवश्यक को उप निबन्धक | प्रार्थना - पत्र के जिला निबन्धक 
वापस किया जाना । 

प्रस्तुतीकरण की तिथि 
से 03 कार्यदिवसों में 

वापस किया जाना । 
नकल अतिआवश्यक उप निबन्धक | प्रत्येक कार्यदिवस में जिला निबन्धक 
के लिये प्रार्थना - पत्र 

| कार्यालय खुलने के 
प्रस्तुत किया जाना । 

समय से प्रथम 05 घण्टे 
तक स्वीकार कर 
निस्तारित किया जाना । 


10 


महानिरीक्षक 
निबन्धन 


11 


महानिरीक्षक 
निबन्धन 


278 


उत्तराखण्ड गजट , 14 मई , 2016 ई ० ( बैशाख 24, 1938 शक सम्वत् ) 
नकल 

अतिआवश्यक उप निबन्धक प्रार्थना - पत्र के जिला निबन्धक 
को वापस किया 

प्रस्तुतीकरण की तिथि 
जाना । 

से अगले कार्यदिवस में 
वापस किया जाना । 


[भाग 1 
महानिरीक्षक 
निबन्धन 


12 


2. मनोरंजन कर विभाग 
क्रमांक प्रदान की जाने वाली 

सेवा 


पदाभिहित अधिकारी का 

पदनाम 


सेवा हेतु | प्रथम अपीलीय द्वितीय अपीलीय 
निर्धारित 

प्राधिकारी का प्राधिकारी का 
समय पदनाम 

पदनाम 


४ 


4 


5 


6 


1 


30 दिन 


जिला 
मजिस्ट्रेट 


आयुक्त कर 


2 


15 दिन 


जिला 
मजिस्ट्रेट 


आयुक्त कर 


3 


07 दिन 


जिला 
मजिस्ट्रेट 


आयुक्त कर 


जाना 


4 


07 दिन 


जिला 
मजिस्ट्रेट 


आयुक्त कर 


5 


15 दिन 


जिला 
मजिस्ट्रेट 


आयुक्त कर 


2. 

3 
सिनेमा / मल्टीपलैक्स जनपद स्तरीय अधिकारी ( यथा 
लाईसेंस प्रदत्त किया 

सहायक आयुक्त मनोरंजन 
जाना 

कर /जिला मनोरंजन कर 

अधिकारी) 
स्थाई / अस्थाई / टूरिंग जनपद स्तरीय अधिकारी (यथा 
वीडियो सिनेमा लाईसेंस सहायक आयुक्त मनोरंजन 
प्रदत्त किया जाना कर / जिला मनोरंजन कर 

अधिकारी) 
वीडियो लाईब्रेरी जनपद स्तरीय अधिकारी (यथा 
लाईसेंस प्रदत्त किया सहायक आयुक्त मनोरंजन 

कर / जिला मनोरंजन कर 

अधिकारी ) 
ऑपरेटर लाईसेंस जनपद स्तरीय अधिकारी ( यथा 
प्रदत्त किया जाना सहायक आयुक्त मनोरंजन 

कर / जिला मनोरंजन कर 

अधिकारी ) 
वीडियो युक्त वाहन | जनपद स्तरीय अधिकारी ( यथा 
लाईसेंस प्रदत्त किया सहायक आयुक्त मनोरंजन 
जाना 

कर / जिला मनोरंजन कर 

अधिकारी ) 
रोप - वे / हॉट एअर जनपद स्तरीय अधिकारी ( यथा 
गैस बैलूनिंग / सहायक आयुक्त मनोरंजन 
पेराग्लाईडिंग / मनोरंजन कर / जिला मनोरंजन कर 
पार्क / वायुयान द्वारा 

अधिकारी ) 
मनोरंजन के लिए 
उड़ान / रिवर राफ्टिंग 
अनुमति प्रदान किया 
जाना 
कौशल 

के | जनपद स्तरीय अधिकारी ( यथा 
खेल / जॉयण्ट व्हील 

सहायक आयुक्त मनोरंजन 
( मोटर संचालित झूले ) / कर / जिला मनोरंजन कर 

कठपुतली अधिकारी ) 
/ स्वांग (मिमिक्री) 
अनुमति प्रदान 

किया 
जाना 
बाउलिंग ऐले / वीडियो | जनपद स्तरीय अधिकारी ( यथा 
गेम अनुमति प्रदान सहायक आयुक्त मनोरंजन 
किया जाना 

कर / जिला मनोरंजन कर 

अधिकारी ) 


6 . 


15 दिन 


जिला 
मजिस्ट्रेट 


आयुक्त कर 


7 


15 दिन 


जिला 
मजिस्ट्रेट 


आयुक्त कर 


प्रदर्शनी / 


8 


07 दिन 


जिला 
मजिस्ट्रेट 


आयुक्त कर 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 14 मई , 2016 ई ० (बैशाख 24 , 1938 शक सम्वत् ) 


279 


1 


2 


* 


3 


4 


5 


6 


15 दिन 


जिला 
मजिस्ट्रेट 


आयुक्त कर 


10 


मंच 


05 दिन 


जिला 
मजिस्ट्रेट 


आयुक्त कर 


9 केबिल 

जनपद स्तरीय अधिकारी (यथा 
टी 0 वी 0 / डी ० टी ० एच ० सहायक आयुक्त मनोरंजन 
( डाइरेक्ट टू होम) 

कर / जिला मनोरंजन कर 
प्रसारण सेवा अनुमति अधिकारी) 
प्रदान किया जाना 

प्रदर्शन / कैबरेट | जनपद स्तरीय अधिकारी (यथा 
/ कार्निवल / 

सहायक आयुक्त मनोरंजन 
अशास्त्रीय संगीत एवं कर / जिला मनोरंजन कर 
नृत्य अनुमति 
अनुमति प्रदान 

अधिकारी) 
किया जाना 
11 | घुड़दौड़ अनुमति प्रदान जनपद स्तरीय अधिकारी (यथा 
किया जाना 

सहायक आयुक्त मनोरंजन 
कर / जिला मनोरंजन कर 

अधिकारी) 
12 अन्य आमोद जो उक्त | जनपद स्तरीय अधिकारी ( यथा 
के क्रम संख्या 1 से 11 

सहायक आयुक्त मनोरंजन 
में सम्मिलित नहीं है । कर / जिला मनोरंजन कर 

अधिकारी ) 


15 दिन 


जिला 
मजिस्ट्रेट 


आयुक्त कर 


। 


07 दिन 


जिला 
मजिस्ट्रेट 


आयुक्त कर 


2 . 


3 . 


सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिन की गणना कार्य दिवस के रूप में की जायेगी । 
सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्णरूप से, यथावश्यक 
दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन - पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी । 
उक्त सेवायें तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जायेंगी । 


4 . 


अरविन्द सिंह याँकी, 

प्रभारी सचिव । 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई0) 20 हिन्दी गजट / 231 -भाग 1-2016 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


-- 


पंजीकरण संख्या - यू 0ए 0 / डी 0 ओ0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 

प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 मई, 2016 ई0 ( बैशाख 24, 1938 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 

NOTIFICATION 

January 25 , 2016 
No. 20 /UHC/XIV /79/Admin.A /2003--Ms. Neelam Ratra , Additional District & Sessions Judge/ F.T.C . 
( POCSO ), Udham Singh Nagar, is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 04.01.2016 to 15.01.2016 
with permission to prefix 03.01.2016 as Sunday and to suffix 16.01.2016 & 17.01.2016 as Guru Govind Singh 
Jayanti & Suday holidays respectively for the purpose of L.T.C. 


NOTIFICATION 

January 25 , 2016 
No. 21/UHC /XIV -a /49Admin.A /2012 -- Ms. ShamaNargis , 1st Additional Civil Judge ( Jr. Div.),Hardwar is 
hereby sanctioned earned leave for 38 days w.e.f. 16.11.2015 to 23.12.2015 with permission to prefix 136 , 14th and 
15th November, 2015 as local holiday, second Saturday & Sunday holidays respectively and to suffix 24.12.2015 
to 31.12.2015 as Barawafat, Christmas and winter holidays respectively and 01.01.2016 as New Year s Day 
holiday. 


NOTIFICATION 

January 25 , 2016 
No. 22/UHC /XIV -a /48 /Admin.A / 2012 --Sri Sandeep Singh Bhandari, JudicialMagistrate -11, Hardwar is 
hereby sanctioned earned leave for 15 days w.e.f. 09.12.2015 to 23.12.2015 with permission to suffix 24.12.2015 
to 01.01.2016 as winter vacation and New Year s day holiday. 


By Order ofHon ble the Administrative Judge , 

Sd/ 
Registrar (Inspection ). 


479 - ख 


480 


Barrus , 14 , 2016 $ o (àng 24, 1938 h HCl) 


[ATT 1-5 


NOTIFICATION 


January 25 , 2016 
No. 23 /UHC /XIV -a / 26 /Admin.A /2010 -- Sri Gurubaksh Singh, AdditionalDistrict & Sessions Judge, Tehri 
Garhwal is hereby sanctioned medical leave for 04 days w.e.f. 11.01.2016 to 14.01.2016 . 


By Order ofHon ble the Vacation Judge, 

Sd / 
Registrar ( Inspection ). 


NOTIFICATION 

January 25 , 2016 
No. 24 /UHC /XIV -a /56 / Admin.A /2012 -- Ms. Seema Dungarakoti, Judicial Magistrate -1, Udham Singh 
Nagar is hereby sanctioned earned leave for 14 days w.e.f. 02.01.2016 to 15.01.2016 with permission to prefix 
24.12.2015 to 01.01.2016 as Christmas and winter holidays and to suffix 16.01.2016 as Guru Govind Singh 
Jayanti holiday and 17.01.2016 as Sunday holiday. 


By Order of Hon ble the Administrative Judge , 

Sd / 
Registrar (Inspection ). 


NOTIFICATION 


April 05 , 2016 
No. 56 /UHC /XIV - a/46 /Admin.A /2012-- Sri Sanjeev Kumar, Civil Judge ( Jr. Div .), Tharali, DistrictChamoli 
is hereby sanctioned earned leave for 22 days w.e.f. 01.03.2016 to 22.03.2016 with permission to suffix 23.03.2016 
& .03.2016 as Holi holidays. 


By Order of Hon ble the Vacation Judge , 

Sd/ 
Registrar (Inspection ). 


NOTIFICATION 

April 06 , 2016 
No.59/UHC /Admin .( A )/2016 -- Sri Gurpreet Singh , Private Secretary of the Court is hereby selected and 
appointed to the postof Joint PrincipalPrivate Secretary in the pay scale of 15,600-39,100 with grade pay 
of 6,600 /- in the establishment of the High Court of Uttarakhand ,Nainitalwith effect from the date of his taking 
over charge . 


By Order ofHon ble the Chief Justice , 


Sd / 
D.P.GAIROLA , 
RegistrarGeneral. 


PTT 1-0 ] 


Bikrus TUE , 14 , 2016 so ama 24, 1938 10 4941) 


481 


NOTIFICATION 


April 08 , 2016 
No.60 /UHC/Admin.A/2016 --In exercise ofthepowers conferred by Rule 27 (ii) of the Uttarakhand Higher 
Judicial Service Rules, 2004 and all other powers enabling in this behalf, the Hon ble Court is pleased to grant the 
Supertime Scale of 70,290-1,540-76,450 to Sri Ramesh Chandra Khulbe , after completing 03 years of 
continuous service in the Selection Grade of H.J.S. Cadre , w.e.f. 01.12.2015 . 


By Order ofthe Court, 

Sd / 
D.P. GAIROLA , 
Registrar General. 


NOTIFICATION 

April 11, 2016 
No.61 /UHC /XIV -a /41/Admin.A /2013 -- SriSushil Tomar, 2nd AdditionalDistrict & Sessions Judge , Nainital 
is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 21.03.2016 to 30.03.2016 with permission to prefix 20.03.2016 
as Sunday holiday. 


NOTIFICATION 

April 11, 2016 
No.62 /UHC /XIV -a / 39/ Admin.A /2012 --Ms. Sweta Pandey , 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Rudrapur 
District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 44 days w.e.f. 06.02.2016 to 20.03.2016 . 


By Order of Hon ble the Administrative Judge , 

Sd / 
Registrar ( Inspection ). 


NOTIFICATION 


CONFIRMATION 

April 11, 2016 
No. 63/UHC /Admin.A /2016 -- The following JudicialOfficers shall be deemed to have been confirmed in 
Uttarakhand Judicial Service, on their respective posts from the date of completion of their period of probation or 
extended period of probation ,whichever is later, subject to the adjustmentof their seniority: 

1 . 

Sri G. S.Dharamshaktu 
2 . SriRajendra Singh 
3 . 

Sri B.S. Dugtal 
4 . Sri Ashish Naithani 


5 . 


Sri U.S. Nabiyal 
Sri C.P. Bijalwan 


6 . 


7 . 


SriPradeep Pant 
Sri H.S. Bonal 


8 . 


9 . 


SriRajendra Joshi 


482 


BTRECUS UT, 14 9. 2016 {o (à 24, 1938 79 799 ) 


(97TT 1-5 


10 . 


Sri Prashant Joshi 


11 . 


12 . 


13 . 


14 . 


Sri Prem Singh Khimal 
Sri Nitin Sharma 
Sri Dhananjay Chaturvedi 
Sri Ajay Chaudhary 
Sri Anuj Kumar Sangal 
Sri Rajeev Kumar Khulbe 
SriKaushalKishore Shukla 


15 . 


16 . 


17 . 


18 . 


Sri Subir Kumar 


19 . 


Sri Amit Kumar Sirohi 


20 . 


Ms. Nitu Joshi 


21. 


Ms. Sujata Singh 


22. 


Sri S.M.D.Danish 


23 . 


24 . 


Sri Srikant Pandey 
Sri Bindhyachal Singh 
Ms. Rama Pandey 


25 . 


26 . 


SriManish Misra 


27 


28 . 


Smt. Neena Aggarwal 
Sri Brijendra Singh 
SriKanwar Amninder Singh 
Sri Bharat Bhushan Pandey 


29 . 


30 . 


31. 


Sri Arvind Kumar 


32 . 


Sri Varun Kumar 


33. 


Sri Sayan Singh 


34. 


Ms. Monika Mittal 


35 . 


Ms. Neelam Ratra 


36 . 


37 . 


Sri Rajeev Kumar 
Smt. Anjushree Juyal 
Smt. Pritu Sharma 


38 . 


39. 


Sri Sujeet Kumar 


40 . 


SriMohammad Sultan 


41. 


SriMahesh C.Kaushiwa 


42 . 


Smt. Shadab Bano 


43 . 


SriNaseem Ahmad 


44 . 


Sri Abdul Qayyum 


45 . 


SriMithilesh Jha 


PTT 1–2 ] 


BTRETE C , 14 2016 so à1 24, 1938 • haa ) 


483 


46 . 


Sri Seash Chandra 


47 . 


Sri Om Kumar 


48 . 


Sri Sanjeev Kumar 


49 . 


Ms. Archana Sagar 


50. 


Ms. Kusum 


51. 


Sri Nandan Singh 


52 . 


Sri Ambika Pant 


53 . 


54. 


Ms. Deepali Sharma 
SriPradeep Kumar Mani 
Sri Arvind Nath Tripathi 
SriRakesh Kumar Singh 


55 . 


56 . 


57 . 


Ms. Pratibha Tiwari 


58 . 


59. 


Sri Rajoo Kumar Shrivastava 
SriKuldeep Sharma 
Sri Anirudh Bhatt 


60 . 


61 . 


Ms.Reena Negi 


62 . 


Sri ChandramaniRai 


63 . 


Ms. ParulGairola 


64 . 


Sri Ritesh Kumar Srivastava 


65 . 


Sri Ashutosh Kumar Mishra 


66 . 


SriManish Kumar Pandey 
Sri Dharmendra Singh Adhikari 


67 . 


68 . 


Sri Shiva KantDwivedi 


69 . 


Sri Vevek Dwivedi 


70 . 


Ms. Geeta Chauhan 


71. 


Ms.Meena Deopa 


72. 


Ms. Rajani Shukla 
Sri Vivek Srivastava 


73. 


74 . 


75 . 


Sri Sudhir Kumar Singh 
Sri Uday Pratap Singh 
Ms. Savita Chamoli 


76 . 


77 . 


SriManindra Mohan Pandey 
SriDharmendra Kumar Singh 


78 . 


79. 


Sri Sudhir Tomar 


80 . 


Sri Man Mohan Singh 


484 


dGVlqU + T| GIC, 14 - 2016 go (ĐIỆg 24, 1938 9/6 444 ) 


[ATT 1 


81. 


Sri Madan Ram 


82 . 


Sri Mukesh Chandra Arya 


83. 


84 


Smt. Manju Singh 
SriRamesh Singh 
Ms. Sangeeta Rani 


85 . 


86 . 


Sri Arun Vohra 


87 . 


Smt. Anita Gunjiyal 
Sri Laxman Singh 


88 . 


89 . 


Sri Dhirendra Bhatt 


90 . 


Sri RahulKumar Srivastava 


91 


Sri Sundeep Kumar 


92. 


Smt. Gunjan Singh 


93 . 


SriMohd . Yusuf 


94 . 


95 . 


Sri Jayendra Singh 
Sri Bhavdeep Ravtey 
Sri Yogendra Kumar Sagar 
Sri Hemant Singh 


96 . 


97. 


98 . 


Sri Vinod Kumar Burman 


99 . 


Smt. Jyotsna 
Smt. Jyoti Bala 


100 . 


By Order of the Court , 


Sd / 
D.P. GAIROLA , 
RegistrarGeneral. 


NOTIFICATION 


April 11, 2016 
No. 64 /UHC /XIV -a /40 /Admin.A /2012 -- Sri Abhishek Kumar Srivastava, JudicialMagistrate, Rishikesh 
District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 25.03.2016 to 03.04.2016 with permission 
to prefix 23.03.2016 & 24.03.2016 as Holiholidays. 


NOTIFICATION 

April 11 , 2016 
No. 65/XIV -a /56 /Admin.A /2012 --Ms. Seema Dungarakoti, JudicialMagistrate , Rudrapur District 
Udham Singh Nagar is hereby sanctioned child care leave for 26 days w.e.f. 08.03.2016 to 02.04.2016 with 
permission to prefix 06.03.2016 & 07.03.2016 as Sunday and Maha Shivratri holidays and to suffix 03.04.2016 as 
Sunday holiday, in terms ofOffice Memorandum No. 11/XXVII (7) 34/2011, dated 30.05.2011 issued by Government 
of Uttarakhand 


TIVI 1-6] 


BTINGUT TUT, 14 , 2016 po (à 24, 1938 ya H49 ) 


485 


NOTIFICATION 


April 11, 2016 
No. 66 /UHC /XIV - a / 1 / Admin.A / 2009 -- Sri Rakesh Kumar Singh , Chief Judicial Magistrate , 
Bageshwar is hereby sanctioned earned leave for 31 days w.e.f. 03.03.2016 to 02.04.2016 with permission to 
suffix 03.04.2016 as Sunday holiday. 


NOTIFICATION 


April 12 , 2016 
No. 67 /UHC /XIV /70 /Admin.A /2003-- Sri Manish Mishra , Judge, Family Court,Pauri Garhwalis hereby 
sanctioned earned leave for 18 days w.e.f. 14.03.2016 to 31.03.2016 with permission to prefix 12.03.2016 & 
13.03.2016 as second Saturday and Sunday holidays respectively. 


By Order of Hon ble the Administrative Judge , 

Sd / 
Registrar (Inspection ). 


NOTIFICATION 


April 12 , 2016 
No.68 /XIV /69/Admin.A/2003 -- Smt. Rama Pandey, Judge, Family Court, Hardwarishereby sanctioned 
child care leave for 36 days w.e.f. 05.02.2016 to 11.03.2016 with permission to suffix 12.03.2016 & 13.03.2016 as 
second Saturday & Sunday holidays , in terms of Office Memorandum No. 11/XXVII (7 ) 34/2011, dated 30.05.2011 
issued by Government of Uttarakhand . 


By Order of Hon ble the Vacation Judge , 

Sd / 
Registrar ( Inspection ). 


NOTIFICATION 


April 12 , 2016 
No. 69 /UHC /XIV /26 /Admin.A /2008 -- Sri Manindra Mohan Pandey, Additional Judge , Family Court, 
Rishikesh , District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 17 days w.e.f. 21.03.2016 to 06.04.2016 with 
permission to prefix 20.03.2016 as Sunday holiday. 


NOTIFICATION 


April 18 , 2016 
No. 70 /UHC /XIV - a /42/ Admin.A /2012 -- Sri Avinash Kumar Srivastava ,Civil Judge (Jr. Div.), Pithoragarh is 
hereby sanctioned earned leave for 13 daysw.e.f. 21.03.2016 to 02.04.2016 with permission to prefix 20.03.2016 
as Sunday holiday and to suffix 03.04.2016 as Sunday holiday. 


486 


उत्तराखण्ड गजट , 14 मई , 2016 ई० ( बैशाख 24, 1938 शक सम्वत्) 


[ भाग 1 - क 


NOTIFICATION 


April 18 , 2016 
No. 71/ UHC /XIV /4 /Admin.A / 2008--Ms. Pratibha Tiwari, Chief Judicial Magistrate , Pithoragarh 
ishereby sanctioned earned leave for 26 days w.e.f. 08.03.2016 to 02.04.2016 with permission to prefix 06.03.2016 
& .07.03.2016 as Sunday and Maha Shivratri holiday and to suffix 03.04.2016 as Sunday holiday. 


NOTIFICATION 


April 18, 2016 
No. 72/UHC / XIV- a/ 42/ Admin.A/ 2011 -- Sri Rahul Garg, 2nd Additional District & Sessions Judge , 
Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 28.03.2016 to 
06.04.2016 with permission to prefix 27.03.2016 as Sunday holiday. 


By Order of Hon ble the Administrative Judge , 

Sd/ 
Registrar ( Inspection ). 


CHARGE CERTIFICATE 

(TAKING OVER) 

April 07 , 2016 
No. 1547/ Admin.( A)-UHC / 2016 -- Certified that, consequent upon Notification No. 59/ UHC/ Admin.( A)/ 
2016 , dated 6th April 2016 charge of the Office of the Joint Principal Private Secretary,High Court of Uttarakhand 
Nainital, has been taken over by me inthe forenoon of 7Th April, 2016. 


GURPREET SINGH , 

Relieving Officer 


Countersigned 


D.P. GAIROLA , 
RegistrarGeneral. 


कार्यालय आयुक्त कर , उत्तराखण्ड 

( फार्म - अनुभाग ) 

विज्ञप्ति 

01 अप्रैल, 2016 ई ० 
पत्रांक 08 / आयु० कर, उत्तरा० / फार्म - अनु 0 / 2015-16 / आ o घो 0 प 0 / खोया / चोरी / नष्ट हुए / देदून 
उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली -2005 के नियम -30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके , मैं , एडिशनल 
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म -16 / 11 / ओ 0 सी 0 टिकट 
जिनके खो जाने / चोरी हो जाने / मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम -30 के उपनियम ( 9 ) 
के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं , को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ: 


. 


487 


भाग 1 - क 

उत्तराखण्ड गजट , 14 मई , 2016 ई ० (बैशाख 24, 1938 शक सम्वत् ) 
क्र ० व्यापारी का नाम व पता खोये / चोरी / नष्ट हुए | खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्मों // फार्म / स्टैम्प को अवैध घोषित 
सं 0 

फार्मों / स्टैम्प की संख्या स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक किये जाने का कारण 


1 . 


खोने के कारण 


सर्वश्री ड्राई ब्लैण्ड फूड्स प्रालि0 , 
काशीपुर, 
टिन नं0-05008396733 


प्ररुप- XVI 

( 08 ) 


U.K.VAT - M2012 
0089997, 0090003, 0090038 , 
5712291,5712331,4694049, 

6898930,6898941 


खोने के कारण 


2 . 


प्ररुप- XVI 

( 61 ) 


U.K.VAT - M2012 

8347220 


सर्वश्री राधु प्रोडक्ट्स प्रालि0 पंतनगर, 
टिन -05004522456 
सर्वश्री फेयरडील एजेंसीज, नैनीताल 
रोड़, हल्द्वानी, 
टिन नं0-05001498772 


खोने के कारण 


3 . 


प्ररुप- XI 

(01 ) 


U.K.VAT / C2009 

7967371 


खोने के कारण 


4 . 


सर्वश्री आर० पी ० बिल्डटैक कंसलटेंट 
प्रा ० लि 0, हल्द्वानी, 
टिन -05007391134 


प्ररुप- XVI 

(01 ) 


U.K.VAT - M2012 

5648762 


5 . 


U.K.VAT - M2012 


खोने के कारण 


सर्वश्री एस ० डी ०एल ० इण्टरप्राइजेज, 
बहादराबाद , हरिद्वार, 
टिन नं0--05016106681 


प्ररुप- XVI 

(01 ) 


7791543 


खोने के कारण 


6. 


ओ ० सी ० टिकट 

( 09) 


OCUK/ AA- 2008 
1977025 to 1977033 


सर्वश्री बाबा जी एडवर्टाइजिंग , 
कालाढूंगी रोड़, हल्द्वानी, 
टिन नं0-05006970542 
सर्वश्री श्री ओम सांई कैमिकल्स , 
रूद्रपुर , 
टिन नं0-05011491615 


7 . 


खोने के कारण 


प्ररुप- XVI 

( 01 ) 


U.K.VAT - M2012 

2438643 


पीयूष कुमार, 


एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, 

मुख्यालय, देहरादून । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन ), ऋषिकेश 

आदेश 


01 अप्रैल, 2016 ई ० 


पत्रांक 320 / प्रशा० / ला 0 / 2016 - श्री उदय राम पुत्र श्री शिव दत्त, निवासी श्यामपुर, देहरादून ने अपने लाइसेन्स 
संख्या UK - 1419830020891 को निरस्त कराने हेतु आवेदन किया है , उनके द्वारा स्वयं को अपाहिज घोषित किया 
गया है जिस हेतु उनके द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कोटद्वार द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण -पत्र भी संलग्न किया 
है । 

उक्त चालन अनुज्ञप्ति के विरूद्ध जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में , मैं , 
डा 0 अनीता चमोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा -19 की 
उपधारा -1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री उदय राम पुत्र श्री शिव दत्त , निवासी श्यामपुर, 
देहरादून के लाइसेन्स संख्या UK- 1419830020891 को दिनांक 01-04-2016 को वापस ( Revoke) लिया जाता है । 

डा ० अनीता चमोला, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , 

ऋषिकेश । 


-- 


--- 


488 


उत्तराखण्ड गजट , 14 मई, 2016 ई 0 (बैशाख 24, 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन ), उत्तरकाशी 

आदेश 

04 अप्रैल, 2016 ई ० 
पत्रांक 162 / लाइसेन्स निलम्बन / प्रशासन / 2015-16 - सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन ) उत्तरकाशी 
एवं टिहरी द्वारा वाहन दुर्घटनाओं पर नियंत्रण एवं जनसुरक्षा के दृष्टिगत ओवरलोडिंग आदि अभियोगों में संलिप्त 
निम्नवत् चालकों के लाइसेन्सों के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है । लाइसेन्सधारकों को उक्त सम्बन्ध में 
सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तथा जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्सिग प्राधिकारी के रूप में , मैं , 
आनन्द कुमार जायसवाल, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की 
धारा -19 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 03 माह की अवधि के लिए निलम्बित करता हूँ । उक्त अवधि 
में लाइसेन्स निलम्बित अवस्था में कार्यालय में जमा रहेगा । उक्त अवधि के पश्चात् लाइसेन्स अवमुक्त किया जायेगा: 

लाइसेन्सधारक का | लाइसेन्स संख्या / श्रेणी प्रवर्तन अधिकारी | चलान में लगाये गये अभियोग लाइसेन्स के विरूद्ध 
सं ० एवं वैधता 

की गयी कार्यवाही 


क्र ० 


नाम व पता 


का पदनाम 


1 . 


श्री अभिषेक नेगी पुत्र 
श्री प्रेम सिंह नेगी 
ग्राम व पो 0 ओ 0 - साल्ड 
तहसील - भटवाड़ी. 
उत्तरकाशी 


प्रस्तुत नहीं 


UK-1020100011498 
FOR -MCWG (NT), 
LMV ( NT ),LMV 
GV (TR), 
LMVCAB (TR ) onty 
Validity- 21.12.2018 


ARTO (E ) 1. वाहन की RP, RC ,IC, FC, PUC | दिनांक 04-04-2016 
UTTARKASHI | एवं TAX जमा का प्रमाण 

से 03-07-2016 तक 

निलम्बित 
2. वाहन में कुल 13 सवारी 
बैठी पाई गई, ओवर लोड 
की गणना RC से करें 
DL के विरूद्ध कार्यवाही की 
संस्तुति 


2 . 


ARTO ( E) 


TEHRI 


श्री अंकेलश्वर प्रसाद पुत्र | UK- 1020140008663 
श्री सूरज मणी, 

FOR -MCWG (NT), 
ग्राम - टिपरा 

LMV (NT), onty 
पो 0 ओ 0 - जुंणगा. 

Validity- 24.08.2034 


1. 09 के सापेक्ष 14 सवारी 
बैठी हैं 
2. चालक कक्ष में म्यूजिक 
सिस्टम लगा है 


दिनांक 04-04-2016 
से 03-07-2016 तक 
निलम्बित 


- 


तहसील - डुण्डा, 


उत्तरकाशी 


आनन्द कुमार जायसवाल , 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

उत्तरकाशी । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश, देहरादून 

कार्यालयादेश 

11 अप्रैल, 2016 ई ० 
पत्रांक 374 / कर - पंजी0 / UP07C- 7093 (जिप्सी कार) / 2016 - वाहन संख्या UP07C-7093 (जिप्सी कार) के 
वाहन स्वामी मैसर्स टी 0 एच 0 डी 0 सी 0 इण्डिया लि 0 पता प्रगति पुरम ऋषिकेश द्वारा दिनांक 03-03-2016 को इस आशय 
का प्रार्थना पत्र कार्यालय में प्रस्तुत किया गया कि उसका वाहन वर्ष 1998 मॉडल है । वाहन पुराना हो जाने के कारण 
मार्ग में संचालित होने योग्य नहीं है । वाहन स्वामी द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत अपनी वाहन संख्या 
UP07C-7093 (जिप्सी कार) का पंजीयन / चेसिस निरस्त करने हेतु आवेदन किया है । वाहन स्वामी के अनुरोध पर समस्त 
औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् वाहन का चेसिस छाप वाला हिस्सा नष्ट कर कार्यालय में जमा करा लिया गया 
है । वाहन संख्या UP07C- 7093 (जिप्सी कार) का चेसिस संख्या 191667 व इंजन संख्या 244178 तथा मॉडल 1998 है । 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 14 मई, 2016 ई ० ( बैशाख 24, 1938 शक सम्वत् ) 


1489 


अतः, 


मैं , डा 0 अनीता चमोला, कर - पंजीयन अधिकारी , ऋषिकेश मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा -55 में 
निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त वाहन का चेसिस संख्या 191667 का पंजीयन / चेसिस तत्काल प्रभाव से 
निरस्त करती हूँ । 


डा ० अनीता चमोला, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , 

ऋषिकेश । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन , ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 

12 अप्रैल , 2016 ई ० 
पत्रांक 469 / टी 0 आर0 / पंजी 0 नि 0 / UK06AE-4970 / 2016- वाहन संख्या UK06AE- 4970, मॉडल 2014, चेसिस 
संख्या MA3EJKDIS00652461 तथा इंजन नं K12MN1497245 कार्यालय में श्री दिनेश कुमार पटेल पुत्र श्री ओम प्रकाश पटेल, 
निवासी मार्फत श्री आशीष मण्डल 691 ए ट्राजिट कैम्प, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी 
ने दिनांक 11-04-2016 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है 
कि उनका वाहन दुर्घटना के कारण पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन 
का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के 
पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा -55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UK06AE-4970 का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या MA3EJKDIS00652461 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ( प्रशासन ), उत्तरकाशी 

आदेश 


12 अप्रैल, 2016 ई ० 
पत्रांक 182 / लाइसेन्स निलम्बन / प्रशासन / 2016-17 - सहायक सम्मागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), उत्तरकाशी 
द्वारा दिनांक 08-04-2016 को चैकिंग के दौरान वाहन सं 0 UK10TA -0236 MAXI CAB में क्षमता से अधिक सवारी ले 
जाने के सन्दर्भ में चालक श्री दिनेश सिंह पुत्र श्री कमल सिंह, निवासी ग्राम व पो 0 ओ0 - उडरी बडेथ, उत्तरकाशी के 
लाइसेन्स संख्या UK-1020100000714 जोकि व्यवसायिक वाहन चलाने हेतु दिनांक 12-12-2017 तक वैध है के निलम्बन 
की संस्तुति की गई है । इस कार्यालय के पत्र संख्या -177 / लाइसेन्स - कार्यवाही / 16-17, दिनांक 08-04-2016 के द्वारा 
उक्त लाइसेन्स धारक को पत्र भेजा गया था , उक्त पत्र के सम्बन्ध में लाइसेन्स धारक ने दिनांक 12-04-2016 को 
कार्यालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है । जिसमें लाइसेन्स धारक द्वारा अपनी गलती स्वीकार की है । 


490 


उत्तराखण्ड गजट , 14 मई , 2016 ई ० (बैशाख 24, 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
अतः सुनवाई के उपरान्त चालक श्री दिनेश सिंह पुत्र श्री कमल सिंह, निवासी ग्राम व पो 0 ओ 0 उडरी बडेथ, 
उत्तरकाशी को एक अवसर प्रदान करते हुए तथा जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेसिंग प्राधिकारी के रूप 
में , मैं , आनन्द कुमार जायसवाल , सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी उत्तरकाशी द्वारा मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा-19 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाइसेन्स संख्या UK-1020100000714 जोकि 
व्यवसायिक वाहन चलाने हेतु दिनांक 12-12-2017 तक वैध है, को आज दिनांक 12-04-2016 से 27-04-2016 तक 
15 दिन की अवधि के लिए निलम्बित करता हूँ । उक्त अवधि में लाइसेन्स निलम्बित अवस्था में कार्यालय में जमा रहेगा । 
उक्त अवधि के पश्चात् लाइसेन्स अवमुक्त किया जायेगा । 

आनन्द कुमार जायसवाल , 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

उत्तरकाशी । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 


19 अप्रैल, 2016 ई ० 
पत्रांक 496 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UKO6AA-5983 / 2016-वाहन संख्या UK06AA-5983, मॉडल 2013, 
चेसिस संख्या MA3FJEB1S00362052 तथा इंजन नं 0 D13A2193840, कार्यालय में श्री आशा राम पुत्र श्री तुलाराम , 
निवासी डी 1 डी2-24, आदर्श कालोनी, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
18.04.2016 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका 
वाहन दुर्घटना के कारण पूर्ण रूप से क्षति ग्रस्त हो गया है जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन 
निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । वाहन का कर एक बारीय जमा है । उक्त तथ्यों के 
आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी , मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UKOHAA-5983 का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या MA3FJEB1S00362052 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 

19 अप्रैल, 2016 ई ० 
पत्रांक 497 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UKO6TA-1609 / 2016- वाहन संख्या UKO6TA-1609, मॉडल 2010 , 
चेसिस संख्या MD6M12PK1A4L1078 तथा इंजन नं 0 OK2LA1027884, कार्यालय में चन्दन गिहार पुत्र श्री सरमन गिहार , 
निवासी म 0 नं 0 1584, शिव नगर, वार्ड नं 0 2, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
18.04.2016 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका 
वाहन जलने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । 
वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । वाहन का कर 30-04-2016 तक जमा है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन 
प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के 
आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर , मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UKO6TA-1609 का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या MD6M12PKIA4L1078 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , 

रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर । 


भाग 1 - क ] 


491 


उत्तराखण्ड गजट , 14 मई , 2016 ई ० (बैशाख 24, 1938 शक सम्वत् ) 
कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून 

आदेश 


23 अप्रैल, 2016 ई ० 


- 


संख्या 1477 / लाइसेंस / 2016 - श्री मनोज कुमार त्यागी पुत्र श्री बी 0 डी 0 त्यागी, बैंक कॉलोनी, अधोईवाला 
देहरादून को इस कार्यालय द्वारा व्यावसायिक लाइसेंस संख्या यूए -0719910101217 मोटर साईकिल एवं परिवहन यान, 
पीएसवी बस के लिए जारी किया गया है । लाइसेन्सधारक द्वारा दिनांक 16-02-2013 से दिनांक 15-02-2016 तक 
की अवधि के लिए उक्त चालन अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण कराया गया । उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली , 2011 के 
नियम -12 के उपनियम -6 के अन्तर्गत व्यावसायिक चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत 
किसी चालन प्रशिक्षण संस्थान से दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है । लाइसेंसधारक द्वारा 
अपनी चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आईडीटीआर झाझरा, देहरादून द्वारा जारी दर्शित 02 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स 
प्रमाण -पत्र संलग्न किया गया, जिसका सत्यापन मुख्यालय स्तर से सम्बन्धित संस्थान से कराये जाने पर संस्थान द्वारा 
प्रमाण - पत्र उनके द्वारा जारी न किये जाने की सूचना दी गयी । इस सम्बन्ध में लाइसेन्सधारक को अपना पक्ष प्रस्तुत 
किये जाने हेतु दिनांक 07-09-2015 को नोटिस जारी किया गया । लाइसेन्सधारक द्वारा अपना पक्ष न दिये जाने के 
कारण दिनांक 08-12-2015 को मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा -19 की उपधारा-1 के अन्तर्गत लाइसेंस निरस्त 
किया गया है । 

लाइसेन्सधारक द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी / अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के समक्ष 
अपील प्रस्तुत की गयी । अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील में सुनवाई करते हुए अपने पत्र संख्या -1388 / विधि / अपील / 2016, 
दिनांक 11 अप्रैल, 2016 के द्वारा उक्त प्रकरण में लाइसेंसिंग प्राधिकारी के द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की 
धारा -19 की उपधारा -1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप आदेश पारित न किये जाने के कारण लाइसेंसिंग 
प्राधिकारी के आदेश दिनांक 08-12-2015 को अपास्त करते हुए प्रकरण में पुनः मोटरयान अधिनियम, 1988 की 
धारा -19 की उपधारा -1 के अन्तर्गत अधीन विधिनुकूल कार्यवाही करने के आदेश किये गये हैं । 

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा -19 की उपधारा -1 के अन्तर्गत लाइसेंसिंग प्राधिकारी लाइसेंसधारक को 
अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं वर्गों या वर्णनों के यान चलाने की कोई चालन अनुज्ञप्ति धारण करने या 
अभिप्राप्त करने से , किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निरहित ( Disqualify) करने का आदेश दे सकता है , या ऐसी चालन 
अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत (revoke ) कर सकता है । 

चूँकि , उक्त प्रकरण में लाइसेंसधारक द्वारा अपनी चालन अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण आदेश जारी होने के पश्चात् 
दिनांक 19-03-2016 को कार्यालय में जमा करा दी गयी है । अतः मैं संदीप सैनी, अनुज्ञापन प्राधिकारी, मोटर वाहन 
विभाग, देहरादून मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा -19 की उपधारा -1 ( आई ) सपठित धारा -23(1) में प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए एवं समस्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुए लाइसेंसधारक श्री मनोज कुमार त्यागी पुत्र श्री बी 0 डी 0 त्यागी, 
बैंक कॉलोनी अधोईवाला , देहरादून को उनकी चालन अनुज्ञप्ति के कार्यालय में जमा होने की तिथि दिनांक 
19-03-2016 से 45 दिवस की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के वाहन चलाने हेतु चालन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने 
के लिए निरहित करता हूँ । 
आज दिनांक 23-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया । 

संदीप सैनी, 
लाइसेंसिंग प्राधिकारी, 
मोटर वाहन विभाग, 

देहरादून । 
पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई0 ) 20 हिन्दी गजट / 231 - भाग 1 - क -2016 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड , रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू ०ए ० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0एन0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 
रुड़की, शनिवार , दिनांक 14 मई, 2016 ई० (बैशाख 24 , 1938 शक सम्वत् ) 


. 


1 . 


2 . 


. 


भाग 8 

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
कार्यालय नगर पालिका परिषद् , मुनिकीरेती - ढालवाला, टिहरी गढ़वाल 

विज्ञप्ति 

02 अप्रैल, 2016 ई ० 
पत्रांक 07 / तहबाजारी - उपविधि -2016 / 2016-17 - म्यूनिसिपलिटीज एक्ट, 1916 (उत्तराखण्ड ) की धारा-298 
( 2) जे 0 डी 0 जैसा कि नगर पालिका परिषद् मुनिकीरेती - ढालवाला पर प्रवृत्त होती है, कि अपेक्षानुसार नगर पालिका 
परिषद् मुनिकीरेती - ढालवाला अपनी सीमान्तर्गत तहबजारी स्थल व तहबजारी शुल्क सम्बन्धित जिसे नियमावली संशोधन 
करने का प्रस्ताव करती है, उनका निम्नलिखित प्रारूप उक्त ऐक्ट की धारा -301 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार समस्त 
सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचना के लिए और उसके सम्बन्ध में आपत्तियाँ तथा सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से 
प्रकाशित की जाती है : 

प्रस्तावित नियमावली के सम्बन्ध में समस्त आपत्तियाँ एवं सुझाव अध्यक्ष नगर पालिका परिषद् मुनिकीरेती -ढालवाला 
को सम्बोधित और लिखित रूप से प्रेषित किये जाने चाहिये, केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार 
किया जायेगा जो कि इस नियमावली के समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि के एक माह के अन्दर प्राप्त होंगे । 
तहबजारी शुल्क 2 का संशोधन - उत्तराखण्ड गजट 01 फरवरी , 2003 ई० नियमावली, 209 / ग 0 पा 0 / 2003 - सं 0 
05 उपविधि 2003 के साथ प्रकाशित नगर पालिका परिषद् मुनिकीरेती - ढालवाला जनपद टिहरी गढ़वाल में 
तहबजारी स्थल व तहबजारी नियमावली के उपनियम के नीचे स्तम्भ -1 में दिये गये नियम के स्थान पर 
स्तम्भ -2 में दिये गये नियम लागू किये जायेंगे, उक्त दरें शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगी। 
स्तम्भ - वर्तमान नियम 

स्तम्भ -2 संशोधित नियम 
उपरोक्त स्थानों के तहबजारी के रूप में प्रयोग करने पर उपरोक्त स्थानों के तहबजारी के रूप में प्रयोग करने पर 
निम्नलिखित दरों पर तहबजारी शुल्क देय होगा । निम्नलिखित दरों पर तहबजारी शुल्क देय होगा । 
प्रतिदिन : 

प्रतिदिनः- 
1. खोमचे वाले सिर पर रख कर तथा हाथों में ₹ 2.00 प्रतिदिन लटका 1. खोमचे वाले सिर पर रख कर तथा हाथों में लटका कर फेरी द्वारा 
कर फेरी द्वारा 

प्रतिदिन 
2. हाथठेला (तीन या चार ) पहिए वाले ₹ 5.00 प्रतिदिन 

2. हाथठेला (तीन या चार) पहिए वाले ₹ 10.00 प्रतिदिन 
3. हाथठेला (तीन या चार) पहिए वाले ₹ 5.00 प्रतिदिन वाला जो नगर 3. हाथठेला (तीन या चार) पहिए वाले ₹ 10.00 प्रतिदिन वाला जो नगर 
पालिका परिषद् मुनकीरेती - ढालवाला की अनुमति से निर्धारित स्थान पालिका परिषद् मुनकीरेती - ढालवाला की अनुमति से निर्धारित स्थान 
पर खड़े होते हैं । 

पर खड़े होते हैं 
4. अस्थाई फड़ प्रति वर्ग मीटर स्थान पर ₹ 2.00 प्रतिदिन 

4. अस्थाई फड़ प्रति वर्ग मीटर स्थान पर ₹ 5.00 प्रतिदिन 
5. विज्ञापन द्वारा सामान बेचने वाले एजेन्ट से ₹ 15.00 प्रतिदिन 5. विज्ञापन द्वारा सामान बेचने वाले एजेन्ट से ₹ 25.00 प्रतिदिन 

6. खोखे पर व्यापार करने वाले से 

₹ 15.00 
अधिशासी अधिकारी, 
ह ० ( अस्पष्ट ) 

ह 0 ( अस्पष्ट ) 
नगर पालिका परिषद्, मुनिकीरेती - ढालवाला । 

नगर पालिका परिषद् , मुनिकीरेती - ढालवाला । 
पी ०एस० यू ० ( आर0 ई0 ) 20 हिन्दी गजट / 231 -भाग 8-2016 ( कम्प्यूटर / रीजियों) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


₹ 5.00 


अध्यक्ष , 


131 - ट 


